रजिस्ट्री सं . डी . एल . 33004/99 


सं . 626 ] 
No. 626 ] 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


- 


है ; 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . - 14022023-243591 

- 


929 GI / 2023 


CG - DL - E - 14022023-243591 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 14 फरवरी , 2023 

का.आ. 656 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 5018 ( अ ) , दिनांक 26 अक्टूबर 2022 जो भारत के 
राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा हरियाणा राज्य के जीन्द जिले में नये 
दिल्ली - अमृतसर - कटरा एक्सप्रेसवे के कि . मी . 57.865 से कि . मी . 60 + 800 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चौड़ा 
करने / 4 लेन / 6 लेन का बनाने , आदि ) , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


नई दिल्ली , मंगलवार , फरवरी 14 , 2023 / माघ 25 , 1944 

NEW DELHI , TUESDAY , FEBRUARY 14 , 2023 / MAGHA 25 , 1944 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख 1 नवंबर 2022 
को " हरि भूमि " और " हिन्दुस्तान टाइम्स " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अनुज्ञात कर दिया 


के 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


( 1 ) 


2 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 

- 

हरियाणा राज्य के जीन्द जिले में नये दिल्ली - अमृतसर - कटरा एक्सप्रेसवे के कि . मी . 57.865 से कि . मी . 60 + 800 के 
लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण | 


राज्य का नाम : हरियाणा जिले का नाम : जीन्द 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति 

संख्या 


1 


2 


3 


4 


LO 


1 


7 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


2 

तालुक का नाम : सफींदो 

गांव का नाम : ( सिवानामाल ) 


216 // 1 / 1 Min निजी 


216 // 12 / 2 

Min 


| 216 // 23 Min निजी 


240 // 1 Min 


निजी 


231 // 7 Min निजी 


250 // 13 / 3 
MIn 


6 240 // 23 Min निजी 


निजी 


3 


निजी 


कृषि 


कृषि 


कृषि 

कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


4 


भूमि का 
क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 

5 


0.0025293 


0.0025293 


0.0303521 


0.0025293 


0.0025293 


0.0126467 


0.007588 


भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


6 


रामलाल , श्यामसुन्दर , शिव कुमार पुत्रान 
हनुमंतराय पुत्र प्यारेलाल हर तीन 

| समभाग वासीदेह 

( 216 // 1 / 1 मिन ) 


रणधीर सिहँ , ओमबीर पुत्रान बलिया पुत्र 

खमाना हर दो समभाग वासीदेह 
( 216 // 12 / 2 मिन ) 


रामफल पुत्र हजारी पुत्र झाबर वासीदेह 
( 216 // 23 मिन ) 


रामफल पुत्र हजारी पुत्र झाबर वासीदेह 
( 231 // 7 मिन ) 


श्रीमती कृष्णा बिधवा पुत्र 2/5 भाग 
विजय कुमार पुत्र रामपाल पुत्र 
गहियाराम 1/5 भाग महेन्द्र सिंह पुत्र 
रामपाल पुत्र गहियाराम 2/5 भाग 
वासीदेह 
( 240 // 1 मिन ) 


| हरकिशन , जयभगवान पुत्रान किरदारा 

पुत्र चन्दगी हर दो समभाग 2/3 भाग 
श्रीमती संतोष कौर पत्नी दलपत पुत्र 
दरियाव सिहं 1/6 श्रीमती जोगीन्द्र कोर 
पत्नी कुलदीप सिहं पुत्र दरियाव सिंह 1/6 
भाग वासीदेह 
( 240 // 23 मिन ) 

नरेश 


विक्रम पुत्र 
वासीदेह 

( 250 // 13 / 3 मिन ) 


कुमार पुत्र रणजीत सिह 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


18 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


250 // 13 / 4 

Min 


250 // 18 / 3 

Min 


250 // 23 / 1 

Min 


250 // 23 / 2 / 1 

Min 


262 // 17 / 1 

Min 


591 Min 


617 Min 


निजी 


643 Min 


निजी 


निजी 


263 // 21 Min निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


गैर मुमकिन 

खाल 


गैर मुमकिन 

खाल 


गैर मुमकिन 

खाल 

कुल 


0.0025293 


0.0177054 


0.111291 


0.0025293 


0.0101174 


0.0177054 


0.0354108 


0.0354108 


0.0632335 


0.3566369 


विक्रम पुत्र नरेश कुमार पुत्र रणजीत सिह 
वासीदेह 

( 250 // 13 / 4 मिन ) 


विक्रम पुत्र नरेश कुमार पुत्र रणजीत सिह 
वासीदेह 

( 250 // 18 / 3 मिन ) 


| विक्रम पुत्र नरेश कुमार पुत्र रणजीत सिह 
वासीदेह 
( 250 // 23 / 1 मिन ) 


रामप्यारी पत्नी फूल कुमार पुत्र ख्याली 
राम वासीदेह 
( 250 // 23 / 2 / 1 मिन ) 


3 


रघबीर सिंह पुत्र छोटु पुत्र फुलु वासी 

गगाना 

( 262 // 17 / 1 मिन ) 

राजेन्द्र सिंह , रणबीर सिहँ पुत्रान भलेराम 
पुत्र मुन्शी हर दो समभाग 1/8 भाग 
रामेहर पुत्र प्रताप सिहं पुत्र मुन्शी 1 / 12 
भाग राजबीर , सुरजमल पुत्रान सुन्दर 
सिहँ पुत्र मुन्शी हर दो समभाग 1/6 भाग 
बलवान , ईश्वर पुत्रान गुलाब सिंह पुत्र 
मुन्शी हर दो समभाग 1/8 भाग बनी 
सिंह , जगबीर सिंह , दलबीर सिंह , 
वेदप्रकाश पुत्रान मेहर सिंह पुत्र दानी उर्फ 
ज्ञानी हर चार समभाग 1/2 भाग 
वासीदेह 
( 263 // 21 मिन ) 


ग्राम पंचायत 

( 591 मिन ) 


ग्राम पंचायत 
( 617 मिन ) 


ग्राम पंचायत 
( 643 मिन ) 


[ फा . सं . NHAI / PIUBHIW / 22004 / 2019-20 / DAKExp . / 3D1 ] 


राजेश गुप्ता , निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 14th February , 2023 

S.O. 656 ( E ) .– Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways , S.O. 5018 ( E ) dated 26 October , 2022 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , 
Sub - section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intension to acquire the land specified in 
the Schedule annexed to the said notification for building ( widening / four - laning / Six laning etc. ) , maintenance , 


4 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 

management and operation of New Delhi Amritsar - Katra Expressway in the stretch of land from Km . 57.865 to 

Km . 60 + 800 in the district of JIND in the state of HARYANA . 


And whereas the substance of the said notification has been published in " Hari Bhoomi ” and “ Hindustan 
Times " both dated 01 November , 2022 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
Competent Authority ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Competent Authority has 
submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


State : HARYANA 

SI . 

No. 


SCHEDULE 

Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the New Delhi - Amritsar - 
Katra Expressway in the stretch of land from Km . 57.865 to Km . 60 + 800 in the district of JIND in the state 
of HARYANA . 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Survey 
Number 


2 


Taluk : Safidon 

Village : Siwanamal 


216 // 1 / 1 Min Private 


216 // 23 Min 


216 // 12 / 2 Min Private 


231 // 7 Min 


240 // 1 Min 


Type of Land 


240 // 23 Min 


- 


Private 


Private 


Private 


Private 


250 // 13 / 3 MIn Private 


District : JIND 


3 


Nature of 
Land 


4 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Area in 
Hectare 


5 


0.0025293 


0.0025293 


0.0303521 


0.0025293 


0.0025293 


Agriculture 0.0126467 


Agriculture 0.007588 


Name of the Land Owner / Interested 
Person 

Part Survey No. 

6 


Ramlal , Shyamsundar , Shiv Kumar s / o 
Hanumantrai son Pyarelal Har Teen 
Sambhag Vasideh 

216 // 1 / 1 Min 


Randhir Singh , s / o Ombir , s / o Balia , s / o 
Khamana , Har Do Sambhag Vasideh 
216 // 12 / 2 Min 


Ramphal s / o Hazari s / o Jhabar Vasideh 
216 // 23 Min 


Ramphal s / o Hazari s / o Jhabar Vasideh 
231 // 7 Min 


Smt . Krishna Bidhwa s / o 2/5 bhag Vijay 
Kumar s / o Rampal s / o Gahiyaram 1/5 
bhag Mahendra Singh s / o Rampal s / o 
Gahiyaram 2/5 bhag Vasideh 

240 // 1 Min 


Harkishan , Jai Bhagwan s / o Kirdara s / o 
Chandgi Har Do Sambhag 2/3 bhag 
Smt . Santosh Kaur w / o Dalpat s / o 
Dariyav Singh 1/6 Smt . Joginder Kor 
w / o Kuldeep Singh s / o Dariyav Singh 
1/6 bhag Vasideh 

240 // 23 Min 


Vikram s / o Naresh Kumar s / o Ranjit 
Singh Vasideh 

250 // 13 / 3 MIn 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


9 


10 


11 


12 


14 


15 


250 // 13 / 4 Min Private 


16 


250 // 18 / 3 Min Private 


250 // 23 / 1 Min 


250 // 23 / 2 / 1 
Min 


13 263 // 21 Min Private 


262 // 17 / 1 Min Private 


591 Min 


Private 


617 Min 


Private 


643 Min 


Private 


Private 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 0.111291 


Agriculture 


Gair Mumkin 
Khaal 


0.0025293 


Agriculture 0.0101174 


Gair Mumkin 
Khaal 


0.0177054 


Gair Mumkin 
Khaal 

TOTAL 


0.0025293 


0.0177054 


0.0354108 


0.0354108 


0.0632335 


0.3566369 


Vikram s / o Naresh Kumar s / o Ranjit 
Singh Vasideh 

250 // 13 / 4 Min 


Vikram s / o Naresh Kumar s / o Ranj 

Singh Vasideh 

250 // 18 / 3 Min 


Vikram s / o Naresh Kumar s / o Ranjit 

Singh Vasideh 

250 // 23 / 1 Min 


Rampyari wife Phool Kumar s / o Khyali 
Ram Vasideh 

250 // 23 / 2 / 1 Min 


Raghbir Singh s / o Chhotu s / o Phulu 
Vasi Gagana 
262 // 17 / 1 Min 


Rajendra Singh , Ranbir Singh , s / o 
Bhaleram , s / o Munshi , Har Do Sambhag 
1/8 bhag , Ramehar , s / o Pratap Singh , s / o 
Munshi , 1/12 bhag , Rajbir , s / o Surajmal , 
s / o Sundar Singh , s / o Munshi , Har Do 
Sambhag 1/6 bhag , Balwan , Ishwar , s / o 
Gulab Singh , s / o Munshi , Har Do 
Sambhag 1/8 bhag Bani Singh , Jagbir 
Singh , Dalbir Singh , Vedprakash s / o 
Mehar Singh s / o Dani Urf Gyani Har 
Char Sambhag 1/2 bhag Vasideh 
263 // 21 Min 


Gram panchayat 
591 Min 


Gram panchayat 
617 Min 


Gram panchayat 
643 Min 


5 


[ F. No. NHAI / PIUBHIW / 22004 / 2019-20 / DAKExp . / 3D1 ] 

RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . SARVESH KUMAR 

SRIVASTAVA 


KUMAR SANASTAVA 

Date : 2023.02.14 21:41:13 +0530 


